Haryana Gouernment Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 41-2024/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 11, 2024 (PHALGUNA 21, 1945 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
पशुपालन और डेयरिंग विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 11 मार्च, 2024 
पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009 

क्रमांक संख्या-1101(सी.एफ.एम.एस.)-प0पा0-4--2024 / 1492. पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं 
रोकथाम अधिनियम, 2009 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 6 की उप धारा (5) के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार द्वारा जिला अम्बाला, भिवानी, चरखीदादरी, झज्जर और सोनीपत को अफ्रीकन स्वाइन 
फीवर रोग से “मुक्त क्षेत्र” घोषित किया जाता है तथा सूकर प्रजाति के पशुओं की इन जिलों के भीतर एवं बाहर आवागमन 
की अनुमति प्रदान की जाती है। 


अंकुर गुप्ता, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग | 


HARYANA GOVERNMENT 
ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT 
Notification 
The 11th March, 2024 
THE PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS 
DISEASES IN ANIMALS ACT, 2009 


No. 1101(CFMS)-AH-4-2024/1492.— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (5) of Section 6 of 
“The Prevention and Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act, 2009 (27 of 2009)”, the 
Government of Haryana, hereby declares the District Ambala, Bhiwani, Charkhi Dadri, Jhajjar and Sonipat as 
“Free area” for African Swine Fever and allows the movement of swine species within or outside these districts. 


ANKUR GUPTA, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
Animal Husbandry & Dairying Department. 


10956—C.S.—H.G.P., Pkl. 


(1050) 


